. 


IRANP 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 श्रावण , 1940 ( श० ) 


संख्या- 767 राँची, सोमवार 


6 अगस्त , 2018 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


संकल्प 
26 फरवरी , 2018 


संख्या-5आरोप -1-101/ 2016-187 ( HRMS )-- श्री विमल सोरेन , झा०प्र०से०, चतुर्थ बैच , तत्कालीन 
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी टोन्टो, प० सिंहभूम चाईबासा; सम्प्रति -अंचल अधिकारी, पाटन, पलामू के 
विरूद्ध उपायुक्त , प० सिंहभूम, चाईबासा के विरूद्ध सरकार द्वारा निम्नवत निर्णय लिए गये है ; 


Sr No. 


Decision of the competent authority 


Employee Name 

G . P. F. No. 


| BIMAL SOREN 
20062801242 


श्री विमल सोरेन , झा. प्र. से. के विरुद्ध निंदन की सजा 
अधिरोपित की जाती है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 6 अगस्त , 2018 
विवरण 
श्री विमल सोरेन , झा०प्र०से०, चतुर्थ बैच , तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी टोन्टो, प०सिंहभूम, 
चाईबासा के विरूद्ध उपायुक्त प० सिंहभूम चाईबासा के पत्रांक -1105 , जिग्रा०,दिनांक 24 मई , 2016 
द्वारा प्रपत्र - क में आरोप गठित कर ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड को उपलब्ध कराया गया । 

उक्त आरोप प्रपत्र क को ग्रामीण विकास विभाग , झारखण्ड के पत्रांक- 1693, दिनांक 
26 जुलाई, 2016 द्वारा कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , झारखण्ड को उपलब्ध 
कराया गया । प्रपत्र - क में श्री सोरेन के विरूद्ध निम्नवत आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं 
1 . मनरेगा योजना अन्तर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन में अभिरूचि नहीं लेना । 
2. प्रखण्ड टोन्टो हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में निर्धारित मानव दिवस सृजन लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 
19.16 प्रतिशत की उपलब्धि माह फरवरी तक प्राप्त करना । 
3. मनरेगा अन्तर्गत प्रखण्ड टोन्टो हेतु माह फरवरी, 2016 तक निर्धारित व्यय लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 
18.54 प्रतिशत की उपलब्धि प्राप्त करना । 
4 . उपायुक्त , प० सिंहभूम के पत्रांक - 1370, दिनांक 21 अगस्त , 2015, पत्रांक -1743, दिनांक 
19.10.2015 एवं पत्रांक - 1757 , दिनांक 24 अक्टूबर , 2015 द्वारा दिये गये निर्देश का अनुपालन नहीं 
करना एवं स्पष्टीकरण का जवाब प्रस्तुत नहीं करना | 
5 . अर्द्ध सरकारी पत्र सं०- 363 , दिनांक 13 फरवरी, 2016 में दिये गये निदेश का अनुपालन नहीं करना । 
6. राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में सृजित मानव दिवस सृजन की समीक्षा के क्रम में 
यह पाया गया है कि प्रखण्ड टोन्टो, जिला- प० सिंहभूम, चाईबासा की प्रगति मानव सृजन क्षेत्र में 
काफी खराब है । 

विभागीय पत्रांक -7470, दिनांक 29 अगस्त , 2016 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी , 
जिसके अनुपालन में भी श्री सोरेन के पत्रांक -1054 , दिनांक 14 सितम्बर, 2016 द्वारा स्पष्टीकरण 
समर्पित किया गया । इनका कहना है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के पद पर प्रथम पदस्थापन होने 
के कारण ये प्रखण्ड में वर्तमान परिस्थितियों के साथ समन्वय एवं अनुकूलन स्थापित नहीं कर पाए | 
परिणामस्वरूप निर्धारित वित्तीय लक्ष्य एवं मानव दिवस सृजन लक्ष्य में अल्प उपलब्धि हासिल हुई । 
चूँकि इनका परिणाम असंतोषजनक था , अतः संतोषजनक परिणाम प्राप्त करने की प्रत्याशा में निर्देशों 
के अनुपालन एवं स्पष्टीकरण देने में चूक हुई । इनकी मंशा उच्चाधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन 
करना नहीं था । इनका कहना है कि वर्तमान में ये मौजूदा परिस्थितियों के साथ समन्वय एवं 
अनुकूलन स्थापित कर रहे हैं तथा भविष्य में बेहतर परिणाम के लिए प्रयारसरत हैं । उक्त तथ्यों के 
आलोकमें इनके द्वारा अनुशासनहीनता, उदासीनता , कर्तव्यहीनता एवं उच्चाधिकारियों के आदेश का 
उल्लंघन के आरोपों से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है | 

श्री सोरेन के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक - 8788 , दिनांक 7 अक्टूबर , 2016 
द्वारा उपायुक्त , प०सिंहभूम चाईबासा से मंतव्य की मांग की गयी तथा पत्रांक-8782 , दिनांक 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 6 अगस्त , 2018 


8 अगस्त , 2017 द्वारा स्मारित किया गया । उपायुक्त , प०सिंहभूम , चाईबासा के पत्रांक - 33/वि०, 
दिनांक 10 जनवरी, 2018 द्वारा श्री सोरेन के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया है कि 
इनका स्पष्टीकरण अस्पष्ट तथा स्वीकार योग्य नहीं है । अतः उक्त के आलोक में इनके विरूद्ध 
आवश्यक विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की जाती है | 
श्री सोरेन के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप इनके स्पष्टीकरण तथा उपायुक्त प० सिंहभूम, चाईबासा से प्राप्त 
मंतव्य के आलोक में मामले की समीक्षा की गयी । समीक्षा में पाया गया कि श्री सोरेन के विरूद्ध 
मनरेगा योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही का मामला प्रमाणित होता है । 

समीक्षोपरांत , श्री विमल सोरेन झा०प्र०से०, चतुर्थ बैच , तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी 
टोन्टो, प० सिंहभूम ; सम्प्रति- अंचल अधिकारी , पाटन पलामू के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक 
(वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2016 के नियम -14 (i) के तहत निंदन की सजा 
अधिरोपित की जाती है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सूर्य प्रकाश , 
सरकार के संयुक्त सचिव 
जीपीएफ संख्या : BHR/BAS/2502 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 767 -- 50 


